946 


PART I. ) 


HARYANA GOVT GAZ., FEB. 15, 1977 ( MAGHA 26, 1898 SAKA) 


271 


क्रमांक - 2310 - ज ( i) -76/2508.-- पूर्वीपंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया और उस में अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई 
फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल /वर्ष जब से जागीर 

दी गई 


वार्षिक 
राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 भिवानी 


श्री तालेराम , 


पुत्र 


श्री फुलां राम 


इमलोटा 


दादरी 


खरीफ 1965 से 
रबी 1970 तक 
खरीफ 1970 से 


100 


150 


2 भिवानी 


वादल 


दादरी 


रवी 1973 से 


150 


श्रीमती चन्द्रावली देवी , विधवा 

जुगलाल 


श्री 


क्रमांक 2422 -ज ( i) -76/25 1 2 .-- श्री छज्जा सिंह, पुत्र श्री वरयाम सिंह, गांव पंजोखरा , तहसील व जिला 
अम्बाला की मुब्लग 150 रु ० वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार , राजस्व विभाग की युद्ध जागीर अधिसूचरा 
क्रमांक 7120 जे. एन. ( iii ) -66/15097, दिनांक 27 जून , 1966 तथा 5041-बार( iii )-75/29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 
द्वारा मन्जूर की गई थी , रवी 1970 से मन्सूख की जाती है । 


- 


क्रमांक 2467 - ज (i) -76/ 2516.- श्री नसीब सिंह, पुत्र श्री सदा सिंह, गांव गोहड़ी , तहसील व जिला अम्बाला , की 

मुब्लग 
150 रु ० वार्षिक की जंगी जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग की युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 15980 
जे. एन. (iii ) -66/18890, दिनांक 3 सितम्बर, 1966 तथा 5041 - प्रार . (iii ) -70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 
मन्जूर की गई थी , रवी 1967 से मन्सूख की जाती है । 


क्रमांक 2371 -ज ( i) -76/2520.---पूर्वी पंजवा युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए) (i) तथा 3(i ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई 
फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वार्षिक 
राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 महेन्द्रगढ़ 


1 


श्री रामजीलाल , पुत्र श्री मनसुख 


बगाथला 


रिवाड़ी 


रवी 1973 से 


150 


2 महेन्द्रगढ़ 


श्री चन्द्रभान , पुत्र श्री भीमा 


बेरी 


महेन्द्रगढ़ 


रबी 1974 से 


150 


. 


3 महेन्द्रगढ़ 


कोलाना 


रिवाड़ी 


रवी 1973 से 


150 


श्रीमती धनकौर, विधवा श्री 

लखमी चन्द 


4 महेन्द्रगढ़ 


श्री दिला राम, पुत्र श्री भोंदू 


गोकलगढ़ 


रिवाड़ी 


रबी 1974 से 


150 


